रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/99 


REGD. NO. D. L.-33004/99 


- 


A 


. 


सत्यपवजयत 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II — खण्ड 3 – उप - खण्ड (i ) 
PART IT - Section 3– Sub -section (1) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 

नई दिल्ली, शनिवार , मार्च 24 , 2012 / चैत्र 4 , 1934 
NEW DELHI, SATURDAY , MARCH 24, 2012 /CHAITRA 4 , 1934 


सं . 134 ) 


No. 134 ] 


स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 
[ आयुर्वेद , योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी , सिद्ध एवं होम्योपैथी 

( आयुष ) विभाग 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 22 मार्च, 2012 
सा . का.नि. 249 ( अ). - औषधि और प्रसाधन सामग्री नियमावली , 
1945 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का निम्नलिखित 
प्रारूप जिसे केन्द्रीय सरकार , औषधि और प्रसाधन सामग्री 
अधिनियम , 1940 ( 1940 का 23 ) की धारा 33 - ढ द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है, को . 
एतद्द्वारा उससे प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों के सूचनार्थ उक्त 
अधिनियम की उक्त धारा के अपेक्षानुसार प्रकाशित किया जाता है 
और एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि सरकारी राजपत्र में इस 
अधिसूचना की सार्वजनिक की गई प्रतियों के प्रकाशन की तिथि से 
पैंतालीस दिनों की अवधि समाप्त होने के पश्चात् उक्त प्रारूप नियमों 
पर विचार किया जाएगा ; 

आक्षेप या सुझाव , यदि कोई है, सचिव , आयुर्वेद , योग व 
प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी , सिद्ध एवं होम्योपैथी ( आयुष ) विभाग , 
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय , भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी 
भवन, नई दिल्ली - 110001 को भेजे जा सकते हैं ; 

ऐसे आक्षेप या सुझाव , जो उक्त प्रारूप नियमों की बाबत 
किसी व्यक्ति से , उपरोक्त विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त होंगे , पर 
केन्द्रीय सरकार विचार करेगी ! 


प्रारूप नियम 
1. ( 1 ) इन नियमों का नाम औषधि और प्रसाधन सामग्री 

( द्वितीय सशोधन ) नियम , 2012 है । 
( 2 ) य राजपत्र में अपने अंतिम रूप से प्रकाशन की 

तारीख स प्रवृत्त होंगे । 
2. 

औषधि और प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 , के 
नियम 161 में , 
. ( क ) उप -नियम ( 1 ) में . 

" सभी घटकों की सत्य सूची " शब्द के पश्चात् 
निम्नलिखित शब्द अंत : स्थापित किए जाएंगे नामतः : -.. 
" जिसमें , यहां घटकों के प्रयुक्त भाग और रूप के साथ 
उनके अधिकारिक एवं वानस्पतिक नामों ( जड़ी - बूटीय 

घटकों के लिए ) सहित " ; 
(ii) " अधिनियम की प्रथम अनुसूची " शब्द के पश्चात् 

निम्नलिखित शब्द अंत : स्थापित किए जाएंगे नामतः : 
" तथा पेटेंट या एकायत आयुर्वेद , सिद्ध या यूनानी औषध 
में के संबंध में , इसकी मात्रा सहित , जिसमें , इसका 

औषध योग में प्रयुक्त किया गया है , घटक के प्रयुक्त 
भाग और रूप के साथ उनके आधिकारिक एवं 
वानस्पतिक नामों ( जड़ी- बूटीय घटकों के लिए) सहित 

सभी घटकों की सत्य सूची " ; 
( ख ) उप -नियम ( 3 ) में , -- 

" आयुर्वेद (सिद्ध सहित ) या यूनानी औषध " शब्दों एवं 
... . कोष्ठकों के पश्चात् " तथा पेटेंट या एकायत आयुर्वेद , 


1030 GI / 2012 


(1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(PART II _ SEC . 3(1)] 


: 1. 


सिद्ध या यूनानी औषध " शब्द अत स्थापित किए जाएंगे ; 
en (1) " Hafranna praca # yalą " 3rda , 
सिद्ध या यूनानी औषध " शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे । 
[ FL # # - 11020 / 05/ 2011 -SHIRT ( 3114) ] 

___ बाला प्रसाद , सयुक्त सचिव 
पादटिप्पण : -- मूल नियम भारत के राजपत्र में , अधिसूचना संख्या 

245 , 28 - 10/45- 17 (1), arta 21 fatia , 1945 

द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन 
Hl. ft. 76 ( 37 ), ante 8 - 2 - 2012 Car for 4 
TI 


DRAFTRULES 
( 1) These rules may be callled the Drugs and 
Cosmetics ( 2nd Amendment) Rules , 2012 . 
(2) They shall come into force from the date of 
their final publication in the Official Gazette . 
In the Drugs and Cosmetics Rules , 1945 , 
rule 161, 
(a) in sub- rule (1), 


2. 


(i) 


after the words “ true list of all ingredients ” the 
following shall be inserted namely : 


" with their official and bolanical names (ſor 
herbal ingredients ) alongwith part used and 
form of ingredients, in which , it is” ; 


after the words “ First Schedule of the Act” the 
following shall be inserted namely : 


MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY 

WELFARE 
Department of Ayurveda , Yoga and Naturopathy , 
Unani, Siddha and Homoeopathy (AYUSH )| 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 22nd March , 2012 
GS.R . 249 (E ). — The following draft of certain rules 
further to amend the Drugs and Cosmetics Rules, 1945 
which the Central Government proposes to make rules in 
exercise of the powers conferred by Section 33 - N of the 
Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940 ), is hereby 
published as required by the said Section of the said Act 
for information of all persons likely to be affected thereby 
and notice is hereby given that the said draft rules will be 
taken into consideration after the expiry of a period of forty 
five days from the date on which copies of the Official 
Gazette in which this notification is published , are made 
available to the public ; 

Objection or suggestion , if any may be addressed to 
the Secretary, Department of Ayurveda , Yoga and 
Naturopathy, Unani, Siddhaand Homoeopathy (AYUSH ), 
Ministry of Health and Family Welfare , Indian Red Cross 
Society Building, New Delhi- 110001; 

Any objection or suggestion , which may be received 
from any person with respect to the above said draft rules 
within the period specified above , will be taken into 
consideration by the Central Government. 


" and in respect of Patent or Proprietory 
Ayurveda, Siddha or Unani drugs, the true list 
of all the ingredients with their official and 
botanical names ( for herbal ingredients ) along 
with part used and form of ingredient, in which , 
it is used in the formulation, with its quantity "; 
in sub-rule (3), 
After the words and brackets " Ayurveda 
( including Siddha ) or Unani drug the words 
" and Patent or Proprietory Ayurveda, Siddha 
or Unani drugs " shall be inserted ; 


(b ) 


In item (i), for the words “ For this ” , the words 
“ For Ayurveda , Siddha or Unani Drug shall 
be substituted . 
[F. No . K -11020 /05 /2013 -DCC (AYUSH )] 

BALA PRASAD , Jt. Secy . 
The principal rules were published in Official 
Gazette vide Notification No. F. 28 - 10 /45 - H (I) 
dated the 21st December, 1945 and the last 
amended vide No.GŞ.R . 76 ( E ), dated 8 -2 -2012 . 


Note : 


Printed ! , the manager , Government of a Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-! 10064 

md Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


